निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 आषाढ़ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 639) पटना , मंगलवार, 18 जुलाई 2017 


परिवहन विभाग 


__ अधिसूचना 

13 जुलाई 2017 
सं० 05 / स्था० - 146 / 2007 - 3684 आयुक्त - सह - अध्यक्ष, मगध क्षेत्रीय प्राधिकार, गया 
से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा - 213( 1 ) में प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राजीव रंजन प्रभाकर, वरीय उप समाहर्ता, गया को संयुक्त 
आयुक्तासह – सचिव, मगध क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार , गया के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले 
आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित करते हुए कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है । 

__ बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राम किशोर मिश्र, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 639 -571 + 10-डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette .bih. nic.in 


